रजिस्ट्री संडीएल०- 33004 /97 


T 


. 


REGD. NO. D. L.- 33004/97 


SA 


_ sam so ot in 
भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सत्यपाजयत 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


। 


" 


. 


SH 


RAIL 


भाग II - खण्ड3 - उप - खंड ( il ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 130 ] 
No. 1301 


नई दिल्ली , शनिवार, मार्च 1, 1997 / फाल्पान 10 , 1918 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1997/PHALGUNA 10 , 1918 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 1 मार्च, 1997 

सं. 7 / 97 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन . टी. ) 
का . आ . 158( अ ) - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 62 के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, 1 मार्च, 1997 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5 ) के 
संशोधन जो उक्त वित्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं , प्रवृत्त होंगे । 

[ एफ. सं. 334/6/96 - टी . आर. यू. ] 

नवनीत गोयल, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTJFICATION 


New Delhi, the 1st March , 1997 

NO . 7 / 97 - CENTRAL EXCISE ( N. T. ) 
S .O . 158 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of Section 62 of the Finance Act, 1994 
32 of 1994), the Central Government, hereby appoints the 1st day of March, 1997, to be the date on which the amendments 
to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) , as specified in the Fourth Schodulo to the said Financo Act, shall 
come into force. 


[ F. No. 334/ 6/ 96 -TRU] 
NAVNEET GOEL, Under Secy . 


6: 13G / 97 


Printed by the Manigor, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 1997 


